पंजीकरण संख्या - यू0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0एन0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -17 ] रुड़की, शनिवार , दिनांक 25 जून , 2016 ई0 ( आषाढ़ 04, 1938 शक सम्वत् ) [ संख्या -26 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


337-341 


1500 


535-544 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण, 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम, कार्य- विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


975 


975 


975 


... 


975 


975 


175 


975 


1425 


337 - क 


338 


उत्तराखण्ड गजट, 25 जून , 2016 ई० ( आषाढ़ 04, 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

वन एवं पर्यावरण अनुभाग -2 

आदेश 

31 मई , 2016 ई ० 
संख्या 1267 / X - 2-2016-08( 52) / 2001- श्री राज्यपाल महोदय, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (यथा 
संशोधित वर्ष 2006 ) की धारा 4(1) ( खख ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राजीव मेहता, चित्रा सिनेमा, रेलवे 
रोड, हरिद्वार , को राजाजी राष्ट्रीय पार्क हेतु इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए अवैतनिक वन्य 
जीव प्रतिपालक ( Honorary Wild Life Warden) नियुक्त करते हैं । 


आज्ञा से , 
एस 0 रामास्वामी, 

अपर मुख्य सचिव । 
वन एवं पर्यावरण अनुभाग -1 
विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति 

02 जून , 2016 ई ० 
संख्या 1106 / X - 1-2016-14 (09) / 2014- अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य वन सेवा 
के निम्नलिखित अधिकारी, जो अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त उनके नाम के सम्मुख कॉलम नम्बर 04 में अंकित 
तिथि को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगेः 
क्रमांक अधिकारी का नाम 

जन्म तिथि 

सेवानिवृत्ति की तिथि 


1 


2 


3 


4 


1 . 


श्री राधेश्याम शुक्ला 


09.06.1956 


30.06.2016 


एस 0 रामास्वामी, 
अपर मुख्य सचिव । 


कार्मिक अनुभाग -4 
विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति 

10 जून, 2016 ई ० 
संख्या 301 / xxx(4) / 2016-04(4) / 2015- श्री जय देव सिंह, प्रमुख सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग , 
उत्तराखण्ड शासन के द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत किये जाने हेतु दिये गये प्रार्थना - पत्र 06.06.2016 एवं 
महानिबंधक , मा 0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल का पत्र संख्या 2714 / XIV / 17 / Admin.A, दिनांक 08.06.2016 
के द्वारा की गयी संस्तुति पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड -2, भाग 2 से 4 के अध्याय 
9 सेवानिवृत्ति के मूल नियम 56 (घ ) में प्राविधानित तीन माह के नोटिस की अवधि को शिथिल करते हुए श्री जय देव सिंह, 
प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन को दिनांक 12.6.2016 के अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने की , 
श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

आज्ञा से , 
राधा रतूड़ी, 


प्रमुख सचिव । 


339 


भाग 1]] उत्तराखण्ड गजट, 25 जून , 2016 ई० ( आषाढ़ 04, 1938 शक सम्वत् ) 

गृह अनुभाग -1 
विज्ञप्ति / पदोन्नति 

20 मई, 2016 ई ० 
संख्या 606 / XX (1) -2016-3(2) / 2004- प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में चयन वर्ष 2015-16 के लिए पुलिस 
उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान से पुलिस उपाधीक्षक, ज्येष्ठ वेतनमान में पदोन्नति हेतु दिनांक 28.10.2015 को सम्पन्न 
चयन समिति की बैठक में की गई संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को पुलिस 
उपाधीक्षक , कनिष्ठ वेतनमान ₹ 15,600-39,100 , ग्रेड वेतन ₹ 5,400 से पुलिस उपाधीक्षक, ज्येष्ठ वेतनमान 
₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600 में दिनांक 01 मई , 2016 से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय , 
उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 
क्रमांक अधिकारी का नाम 

अभ्युक्ति 
श्री चन्द्रमोहन सिंह पुलिस उपाधीक्षक , ज्येष्ठ वेतनमान में कार्यरत श्री प्रताप सिंह पांगती 

की अधिवर्षता आयु दिनांक 30.04.2016 को पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने से घटित 
रिक्ति के सापेक्ष 


1 . 


आज्ञा से , 


डॉ ० उमाकान्त पंवार , 


प्रमुख सचिव । 


आयुष एवं 


. 


आयुष शिक्षा 

अनुभाग 
अधिसूचना 

24 मई , 2016 ई ० 
संख्या 832 / XXXX / 2016-18 / 2004- अधिसूचना संख्या 1218 / XXXX / 2015-18 / 2004, दिनांक 06 मई , 2015 के 
क्रम में , श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 ( अधिनियम संख्या 10, वर्ष 1897 ) की धारा 21 के साथ 
पठित औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 152 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
डा 0 अरूण कुमार त्रिपाठी, निदेशक , आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें , उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त नियमावली के 
भाग 16 के प्रयोजनों के लिये , उनके विद्यमान कर्तव्यों के अतिरिक्त सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य हेतु वर्ष 2016-17 के लिये 
राज्य औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

आज्ञा से , 


. 


ओम प्रकाश, 


प्रमुख सचिव । 


चिकित्सा अनुभाग -2 

कार्यालय - ज्ञाप 

01 जून, 2016 ई ० 
संख्या 482 / XXVIII - 2 / 01(27 )2004-महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , उत्तराखण्ड , 
देहरादून के पत्र संख्या 1प / रा0 पु 0 / 8 / 1 / 2001 / 448, दिनांक 06 जनवरी, 2016 एवं पत्र संख्या 
1 प / रा 0 पु 0 / 8 / 1 / 2001 / 10692, दिनांक 18 मई , 2016 के क्रम में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण , 
उत्तराखण्ड, देहरादून के अन्तर्गत कार्यरत श्रेणी क एवं ख के निम्नलिखित चिकित्साधिकारी कलेण्डर वर्ष , 

2016 में 
उनके नाम के सम्मुख कॉलम -5 में अंकित तिथि को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर , सेवानिवृत्त हो जायेंगेः 

सेवानिवृत्ति 
क्र ० सं ० अधिकारी का नाम पदनाम / तैनाती का स्थान 

जन्मतिथि 

की तिथि 
2 
डा ० गीता शर्मा 

निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 

कुमाऊँ मण्डल , नैनीताल 
डा 0 अजीत कुमार गैरोला. निदेशक ( रा 0 का 0), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 

उत्तराखण्ड, देहरादून सम्बद्ध एन ०एच० एम ० 


1 


3 


4 


5 


1 . 


15.11.1956 


30.11.2016 


2 . 


10.06.1956 


30.06.2016 


340 


[ भाग 1 


1 


3 


5 


3 . 


31.08.2016 


4 . 


30.11.2016 


5 . 


30.11.2016 


6 . 


30.09.2016 


7 . 


31.08.2016 


उत्तराखण्ड गजट , 25 जून, 2016 ई ० ( आषाढ़ 04, 1938 शक सम्वत् ) 
2 

4 
डा ० शंकर देव उनियाल प्रभारी निदेशक , चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार 15.08.1956 

कल्याण, गढ़वाल मण्डल , पौड़ी 
डा ० गिरीश चन्द्र पाण्डे प्रमुख अधीक्षक , जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा 11.11.1956 
डा ० सुरेश चन्द्र पन्त प्रमुख अधीक्षक , बेस चिकित्सालय , हल्द्वानी, 16.11.1956 

नैनीताल 
डा 0 ललित मोहन सुन्दरियाल प्रमुख अधीक्षक , जिला चिकित्सालय , पौड़ी 
07.09.1956 

सम्बद्ध एन ० एच० एम ०, देहरादून 
डा ० एस ० के ० नौटियाल अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय , 
01.09.1956 

उत्तराखण्ड, देहरादून सम्बद्ध दून चिकित्सालय , 

देहरादून 
डा ० नरेन्द्र चन्द 

वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, संयुक्त चिकित्सालय , 20.06.1956 

टनकपुर, चम्पावत 
डा 0 अशोक कुमार शर्मा चिकित्सा अधिकारी, सामु ० स्वा ० केन्द्र , 

26.12.1956 
बेतालघाट , नैनीताल 
डा ० सुनीत रंजन झा चिकित्सा अधिकारी, अति ० प्रा ० स्वा 0 केन्द्र , 07.09.1956 

मुन्डलाना, हरिद्वार 
डा 0 विरेन्द्र कुमार 

चिकित्साधिकारी ( सामु ० स्वा ०), अति 0 प्रा 0 स्वा 0 20.10.1956 

केन्द्र, कानिया , नैनीताल 
डा 0 भूपाल सिंह पाल चिकित्साधिकारी ( सामु ० स्वा ०), अतिप्रा० स्वा ० 03.07.1956 

केन्द्र, उर्गम, चमोली 


8 . 


30.06.2016 


9 . 


31.12.2016 


10 . 


30.09.2016 


11. 


31.10.2016 


12. 


31.07.2016 


2. उपयुक्त चिकित्साधिकारियों से पेंशन प्रपत्र आदि प्राप्त कर , नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत 
सम्पादित की जाय । 

ओम प्रकाश, 


प्रमुख सचिव । 


सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) अनुभाग -1 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

01 जून, 2016 ई ० 
संख्या 975 / XXXI(1 ) / 2016 / पदो0-30 / 2015 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित 
समीक्षा अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5400 के 
रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित 
अनुभाग में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


क्र ० सं ० 


कार्मिकों के नाम 
श्री मो 0 तालिब अहमद खान 


1 . 


तैनाती के विभाग / अनुभाग 
सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन अनुभाग -1 
सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) अनुभाग -4 


2. 


श्री मो 0 शमीम 


2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप तालिका में अंकित अनुभाग अधिकारियों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर 
रखा जाता है । 

3. उक्त प्रोन्नति रिट याचिका संख्या 1997/2013 (एस / एस), धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड 
राज्य व अन्य , रिट याचिका संख्या 146 एस 0 बी 0 / 2014, दिनेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य , 
मा ० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 22122/2013, सुनील कुमार मिश्रा बनाम 
उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा 0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 270 (एस0 बी 0) / 2015, 
शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, 271 (एस 0 बी 0) / 2015, संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, 272 (एस 0 बी 0) 
2015, रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, 273 (एस 0 बी 0) / 2015, धर्मेन्द्र सिंह पया 

एवं 


बनाम राज्य व 


341 


भाग 1]] 

उत्तराखण्ड गजट, 25 जून , 2016 ई० ( आषाढ़ 04, 1938 शक सम्वत् ) 
रिट याचिका संख्या 274 (एस0 बी 0) / 2015, ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य के अतिरिक्त मा 0 उच्च न्यायालय, 
इलाहाबाद , उ0 प्र 0 में योजित स्पेशल अपील संख्या 31/2015 में पारित निर्णय, दिनांक 08.05.2015 के विरूद्ध 
मा ० उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 23254/2015, हरिशंकर तिवारी व अन्य बनाम उ0 प्र 0 
राज्य एवं उ 0 प्र 0 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.09.2015 के परिपेक्ष्य में मा ० उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में 
योजित रिट याचिका संख्या 5828 (एस / एस ) / 2015 डा ० किशोर टण्डन व अन्य बनाम उ0 प्र 0 राज्य व अन्य तथा विभिन्न 
मा ० न्यायालयों में योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अधीन होगी । 

4. उपरोक्त अनुभाग अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन तैनाती के विभाग / अनुभाग में 
अनुभाग अधिकारी के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन ( अधि 0) अनुभाग -01 को अवगत 
कराना सुनिश्चित करें । 

आज्ञा से , 
आर0 मीनाक्षी सुन्दरम् , 

प्रभारी सचिव । 


विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड 

( अधिष्ठान अनुभाग ) 

विज्ञप्ति 

01 जून, 2016 ई ० 
संख्या 763 / वि ० स 0 / 154 / अधि 0 / 2001 - वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड -2, भाग 2 से 4 के मूल नियम -56 में 
उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री सुनील कुमार, मुख्य सम्पादक , विधान सभा सचिवालय , जिनकी जन्मतिथि 
07 नवम्बर, 1956 है, अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 30 नवम्बर , 2016 को सेवानिवृत्त हो जायेंगे । 


जगदीश चन्द्र, 

सचिव । 


पी ०एस० यू० ( आर0 ई 0) 26 हिन्दी गजट / 281 - भाग 1-2016 ( कम्प्यूटर / रीजियो )। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार , दिनांक 25 जून, 2016 ई0 ( आषाढ़ 04, 1938 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम, कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OFUTTARAKHAND , NAINITAL 

NOTIFICATION 

May 20, 2016 
No. 132 /UHC /XIV -72 /Admin.A /2003-- Sri Brijendra Singh , 4th Additional District & Sessions Judge, Dehradun 
is hereby sanctioned earned leave for 14 days w.e.f. 30.04.2016 to 13.05.2016 with permission to suffix 14.05.2016 
& 15.05.2016 as second Saturday and Sunday holidays respectively. 

By Order of Hon ble the Administrative Judge, 

Sd/ 

Registrar (Inspection ). 
NOTIFICATION 

May 20, 2016 
No. 133 /UHC /Admin.A /2016 -- In exercise of the powers vested under Section 11 (2) ofthe Code of Criminal 
Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974 ), the High Court is pleased to confer powers upon Sri Vinod Kumar Burman , 
2nd Additional Chief JudicialMagistrate , Dehradun , to exercise jurisdiction in respectof areas of all the districts of 
Uttarakhand to try or enquire into all such cases arising out of offences punishable under the Water (Prevention 
and Controlof Pollution ) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution ) Act, 1981 and the Environment 
(Protection ) Act, 1986 ,within the said area , in addition to his duties . 


By Order of the Court, 

Sd/ 
KANTA PRASAD , 

RegistrarGeneral. 
NOTIFICATION 

May 30, 2016 
No. 134 /UHC /XIV -a/40 /Admin.A /2008 --Ms. Deepali Sharma, Civil Judge (Sr. Div .), Hardwar is hereby 
sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 02.05.2016 to 13.05.2016 with permission to suffix 14.05.2016 & 
15.05.2016 as second Saturday and Sunday holidays respectively. 


535 - ख 


536 


BTIRGUS UT, 25 TL7, 2016 o ( 317916 04 , 1938 1 497 ) 

[ATT 1 - 
NOTIFICATION 

May 30, 2016 
No. 135 /UHC /XIV -21/Admin.A / 2008 --Ms. Rajni Shukla , Civil Judge (Sr. Div.), Rishikesh , District Dehradun 
is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 03.05.2016 to 13.05.2016 with permission to suffix 14.05.2016 
& 15.05.2016 as 2nd Saturday and Sunday holidays respectively . 

NOTIFICATION 

May 31, 2016 
No. 136 /UHC /XIV -a/26 /Admin.A /2010 -- Sri Gurubaksh Singh, Additional District & Sessions Judge, Tehri 
Garhwalis hereby sanctioned medicalleave for 08 days w.e.f: 29.04.2016 to 06.05.2016 . 

NOTIFICATION 

May 31, 2016 
No. 137 /UHC/XIV -a/30/Admin.A/2012--Sri Sanjay Singh, Civil Judge ( Jr. Div.),Khatima, District Udham 
Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 19 days w.e.f. 02.05.2016 to 20.05.2016 with permission to 
suffix 21.05.2016 & 22.05.2016 as Buddha Purnima & Sunday holidays respectively. 

By Order ofHon ble the Administrative Judge, 

Sd/ 

Registrar ( Inspection ). 
NOTIFICATION 

May 31, 2016 
No. 138 /UHC /Admin.A /2016 --Ms. Kahkasha Khan , Addl. Secretary-cum - Addi. L. R., Government of 
Uttarakhand, Dehradun is repatriated and posted as District & Sessions Judge , Chamoli, vice Sri Alok Kumar Verma. 


By Order of the Court, 


Sd / 
KANTA PRASAD , 

RegistrarGeneral. 


NOTIFICATION 


June 1st, 2016 


No. 139 /UHC /XIV -72/ Admin.A /2003-- Sri Brijendra Singh , 4h AdditionalDistrict & Sessions Judge ,Dehradun 
is hereby sanctioned medical leave for 07 days w.e.f. 18.05.2016 to 24.05.2016 . 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd / 

Registrar (Inspection ). 
NOTIFICATION 

June 2nd, 2016 
No. 140 /UHC /XIV /49/Admin.A -- SriC. P. Bijlwan , Presiding Officer, Labour Court, Dehradun is hereby 
sanctioned medical leave for 56 days w.e.f. 02.04.2016 to 27.05.2016 . 


By Order of Hon ble the Chief Justice, 

Sd/ 
Registrar (Inspection ). 


ATT 1-5 ] 


BTRICUS IGC , 25 , 2016 O (31916 04 , 1938 ya 190 ) 


537 


NOTIFICATION 

June 3rd, 2016 
No. 141/UHC /Admin.A /2016 -- Ms. Pratibha Tiwari,Chief JudicialMagistrate, Pithoragarh is hereby given 
additional charge of the Court of Civil Judge (Sr. Div .), Pithoragarh , in addition to her duties , vice Sri Ritesh Kumar 
Srivastava 

NOTIFICATION 

June 3rd , 2016 
No. 142 /UHC /Admin.A /2016 -- Sri Akram Ali, Civil Judge (Jr. Div .), Pithoragarh is given additional charge of 
the Court ofCivil Judge (Jr. Div.), Gangolihat, DistrictPithoragarh with the direction to hold camp Court at Gangolihat 
for 03 days in a month . 


By Order of the Court, 


Sd/ 
KANTA PRASAD , 

Registrar General. 


CHARGE CERTIFICATE 
May 31 , 2015 

(Handing over on retirement) 
No. 2593/ Admn .(A )-UHC /2015 --CERTIFIED that the Office of the Joint Registrar,High Court of Uttarakhand , 
Nainital,was transferred on retirement after superannuation , as herein denoted in the afternoon of 31st May, 2016 . 


ASHOK JOSHI, 
Relieved Officer. 


Counter signed 

Sd/ 
KANTA PRASAD , 

RegistrarGeneral. 


OFFICE OF THE DISTRICT & SESSIONS JUDGE , PITHORAGARH 
CERTIFICATE OF HANDING OVER CHARGE 

Jnue 09, 2016 
No. 243 (VIII)/ 1-04-2014 -- CERTIFIED that the Office ofthe Civil Judge (Sr. Div .), Pithoragarh was transferred. 
under the orders ofGovernment of Uttarakhand, Dehradun vide D.O. letterno . 1057 /XXX - 1-15-26 ( 1)/16 , dated 
June 07 , 2016 of personnel section - 1 an Hon ble High Court s letter no. 2719 UHC /XIII-f- 2/Admin.A / 2004 , 
dated June 08 , 2016 as hereinafter denoted , in the forenoon of June 09, 2016 . 


? 


RITESH KUMAR SRIVASTAVA , 

Civil Judge (Sr. Div .), 

Pithoragarh . 


Counter signed 

Sd /- (Illegible ) 
In -Charge District Judge , 

Pithoragarh . 


538 


[ भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट , 25 जून , 2016 ई ० ( आषाढ़ 04, 1938 शक सम्वत् ) 
OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE , PITHORAGARH 


CHARGE CERTIFICATE ( TAKING OVER ) 

Jnue 09 , 2016 
No. 244 (VII)/ 1-3-2014 -- CERTIFIED that the Office of the Civil Judge (Sr.Div.), Pithoragarh was taken over as 
additional charge vide Hon ble High Court s notification no. 141/UHC /Admin.A /2016 , dated June 03 , 2016 , as 
hereinafter denoted, in the forenoon of June 09, 2016 . 


PRATIBHA TIWARI, 
Chief JudicialMagistrate, 

Pithoragarh . 


Counter signed 
Sd /- ( Illegible ) 
District Judge , 

Pithoragarh. 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार , गढ़वाल 


आदेश 


29 अप्रैल, 2016 ई ० 
पत्र संख्या 72 / सा ०प्रशा० / लाइसेन्स - निरस्तीकरण / 2016-17 - वाहन संख्या यूके 15टीए -0139, ऑटो का 
चालन दिनांक 23.02.2016 को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा वाहन में 03 के सापेक्ष 11 सवारी 
बैठी हुई होने आदि अभियोग में किया गया है । उक्त अनियमितता के कारण सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , 
कोटद्वार द्वारा चालक श्री हरीश चन्द्र पुत्र श्री राम प्रसाद बड़थ्वाल, निवासी खूनीबड़ , मोटाढांक , कोटद्वार , जिला पौड़ी 
गढ़वाल , जिसका लाइसेन्स संख्या यूके -152009003329 है, जो इस कार्यालय द्वारा जारी किया गया है , जिसके विरूद्ध 
कार्यवाही की संस्तुति की गई है । लाइसेन्सधारक को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई हेतु पत्र संख्या 1499 / सा ० प्रशा0 / 
लाइ - नोटिस / 2015-16, दिनांक 29.02.2016 जारी किया गया है । उक्त के सम्बन्ध में चालक दिनांक 07.04.2016 को 
सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा लाइसेन्सधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया 
है । जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई । 

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग 
अधिकारी के रूप में , मैं , सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 19 के उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, उक्त चालक लाइसेन्स संख्या 
यूके -152009003329 को दिनांक 07.04.2016 से दिनांक 06.07.2016 तक तीन माह हेतु निलम्बित करता हूँ । 

आदेश 


29 अप्रैल , 2016 ई ० 


पत्र संख्या 73 / सा 0 प्रशा० / लाइसेन्स – निरस्तीकरण / 2016-17 - वाहन संख्या यूके 12 टीबी -1030, टैक्सी का 
चालन दिनांक 17.03.2016 को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा वाहन में 07 के सापेक्ष 11 सवारी 
बैठी होने व अन्य अभियोगों में किया गया है । उक्त अनियमितता के कारण सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 
कोटद्वार द्वारा चालक श्री संजय नेगी पुत्र श्री विक्रम सिंह, निवासी मवाकोट , मोटाढांक , कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल, 
जिसका लाइसेन्स संख्या यूके -1520130024653 है, जो इस कार्यालय द्वारा जारी किया गया है , जिसके विरूद्ध कार्यवाही 
की संस्तुति की गई है । लाइसेन्सधारक को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई हेतु पत्र संख्या 1664 / सा ० प्रशा0 / 
लाइ - नोटिस / 2015-16, दिनांक 31.03.2016 जारी किया गया है । उक्त के सम्बन्ध में चालक दिनांक 19.04.2016 को 
सुनवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख उपस्थित हुए तथा लाइसेन्सधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत 
किया गया है । जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा न करने की अपील की गई । 


539 


भाग 1 - क ] 

उत्तराखण्ड गजट , 25 जून, 2016 ई ० ( आषाढ़ 04, 1938 शक सम्वत् ) 
लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग 
अधिकारी के रूप में , मैं , सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 19 के उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए. उक्त चालक लाइसेन्स संख्या 
यूके -1520130024653 को दिनांक 25.04.2016 से दिनांक 24.07.2016 तक तीन माह हेतु निलम्बित करता हूँ । 

आदेश 


29 अप्रैल , 2016 ई ० 


पत्र संख्या 74 / सा ० प्रशा 0 / लाइसेन्स - निरस्तीकरण / 2016-17 - वाहन संख्या यूए 12ए -2015, मैक्सी कैब का 
चालन दिनांक 29.12.2015 को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , कोटद्वार द्वारा वाहन में 10 के सापेक्ष 13 सवारी 
बैठी होने तथा अन्य अभियोगों में किया गया है । उक्त अनियमितता के कारण सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , 
कोटद्वार द्वारा चालक श्री अर्जुन भण्डारी पुत्र श्री जी 0 करण बहादुर, निवासी लालपानी, कुम्भीचौड़, कोटद्वार , जिला पौड़ी 
गढ़वाल, जिसका लाइसेन्स संख्या यूके -1520080006481 है, जो इस कार्यालय द्वारा जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध 
कार्यवाही की संस्तुति की गई है । लाइसेन्सधारक को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई हेतु पत्र संख्या 1258 / सा ०प्रशा0 / 
लाइ - नोटिस / 2015-16, दिनांक 02.01.2016 जारी किया गया है । उक्त के सम्बन्ध में चालक दिनांक 25.04.2016 को 
सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा लाइसेन्सधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया 
है । जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा न करने की अपील की गई । 

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग 
अधिकारी के रूप में , मैं , सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 19 के उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, उक्त चालक लाइसेन्स संख्या 
यूके -1520080006481 को दिनांक 25.04.2016 से दिनांक 24.07.2016 तक तीन माह हेतु निलम्बित करता हूँ । 

सुरेन्द्र कुमार , 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

कोटद्वार, गढ़वाल । 


कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत ) 

कार्यालयादेश 


20 मई, 2016 ई ० 


पत्रांक 1279 / निल ० - निर0 / 2015 - निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह हेतु वाहन 
दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा को दृष्टिगत, ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में 
संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन 
अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है: 


क्र ० 
सं ० 


लाइसेन्सधारक का नाम 

व पता 


लाइसेन्स संख्या / 
श्रेणी एवं वैधता 


संस्तुतिकर्ता 
अधिकारी 


अभियोग 


लाइसेन्स 
निलम्बन 
अवधि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 . 


राजेन्द्र सिंह पुत्र 
श्री जनक सिंह, 
निवासी ग्राम कृष्णा, 
वार्ड नं 0 04, महरखास , 
जिला पिथौरागढ़ 


UK- 0520110004720 , सहायक सम्भागीय शराब पीकर वाहन दिनांक 
मोटर साइकिल / परिवहन अधिकारी का संचालन, 20.05.2016 

( प्रवर्तन), टनकपुर प्रदूषण , बीमा आदि से दिनांक 
दिनांक 14.10.2011 से ( चम्पावत ) 

19.08.2016 
13.10.2031 तक 

तक 


हल्का, वैधता 


, 


प्रस्तुत नहीं 


540 


उत्तराखण्ड गजट , 25 जून, 2016 ई० ( आषाढ़ 04, 1938 शक सम्वत् ) 


[भाग 1 - क 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


2 . 


कृष्ण कुमार पुत्र 
श्री बलवन्त राम , 
निवासी ग्राम जोसा, 
तह0 मुनस्यारी, 
जिला पिथौरागढ़ 


फिटनेस समाप्त , 
व्यवसायिक 
लाइसेंस प्रस्तुत 
नहीं किया 


दिनांक 
20.05.2016 

से दिनांक 
19.08.2016 


तक 


3 . 


मो 0 रिहान पुत्र 
श्री मदारी बक्श , 
निवासी ग्राम रामपुरिया 
सिरसा , थाना सुनगढ़ी, 
पीलीभीत, उ 0 प्र 0 


कागज प्रस्तुत 
नहीं किये , 
निर्धारित क्षमता 
से अधिक सवारी 


दिनांक 
20.05.2016 
से दिनांक 


19.08.2016 


ले जाना आदि 


तक 


4 . 


मुकेश पाल पुत्र 
श्री कृष्ण कुमार पाल , 
निवासी घसियारामंडी, 
टनकपुर, पो 0 टनकपुर, 
चम्पावत 


UK- 0520140015120 , 

सहायक सम्भागीय 
हल्का वाहन , 

मोटर परिवहन अधिकारी 
साइकिल , वैधता 

( प्रवर्तन ), टनकपुर 
दिनांक 26.03.2014 से ( चम्पावत ) 
25.03.2034 तक 
नं 0 68549 

सहायक सम्भागीय 
पी 0 वी 0 टी0-07. परिवहन अधिकारी 
मोटर साइकिल, हल्का (प्रवर्तन ), टनकपुर 
वाहन , अव्यवसायिक एवं ( चम्पावत ) 
व्यवसायिक ट्रांस, 
वैधता व्यवसायिक , 
17.01.2017 तक 
UK-0320010002544, सहायक सम्भागीय 
हल्का वाहन एवं परिवहन अधिकारी 
मोटर साइकिल एवं (प्रवर्तन ), टनकपुर 
ट्रांस व्यवसायिक , ( चम्पावत ) 
पर्वतीय मार्ग हेतु , 
वैधता 
दिनांक 13.09.2016 
UK- 0320000007292, सहायक सम्भागीय 
हल्का वाहन 

परिवहन अधिकारी 
अव्यवसायिक एवं ( प्रवर्तन), टनकपुर 
व्यवसायिक हल्का ( चम्पावत ) 
वाहन , पर्वतीय मार्ग हेतु 
वैधता व्यवसायिक 
16.06.2015 से 


निर्धारित क्षमता 
से अधिक सवारी 
ले जाने 


दिनांक 
20.05.2016 
से दिनांक 
19.08.2016 


तक 


5 . 


देवेन्द्र सिंह पुत्र 
श्री चन्द्र सिंह , 
निवासी ग्राम भूड़ 
महोलिय, खटीमा , 
ऊसिं० नगर 


दिनांक 
20.05.2016 
से दिनांक 


उत्तराखण्ड राज्य 
का प्रवेश शुल्क 
जमा नहीं, वाहन 
में अतिरिक्त 
सीट, फिटनेस 
समाप्त, आदि 


19.08.2016 


तक 


15.06.2018 


6 . 


नन्दन सिंह पुत्र 
श्री दान सिंह , 
निवासी ग्राम पाटी, 
जिला चम्पावत 


निर्धारित क्षमता 
से अधिक सवारी 
ले जाना, परमिट 
शर्तों के विरूद्ध 
संचालन 


दिनांक 
20.05.2016 

से दिनांक 
19.08.2016 


UK- 0319980009628, सहायक सम्भागीय 
हल्का मोटर वाहन एवं परिवहन अधिकारी 
ट्रांस हेतु 

(प्रवर्तन ), टनकपुर 
वैधता 06.03.2015 से ( चम्पावत ) 
05.03.2018 तक 
CL265 /TNK/ 2007, सहायक सम्भागीय 
कन्डक्टर लाइसेंस, परिवहन अधिकारी 
वैधता 02.09.2016 

(प्रवर्तन), टनकपुर 
( चम्पावत ) 


तक 


7 . 


दिनांक 


नशे की हालत में 
पाया जाना 


मोहन सिंह रावत पुत्र 
श्री राम सिंह, 
निवासी उ ० परि० नि ० , 
टनकपुर, चम्पावत 


20.05.2016 
से दिनांक 


19.08.2016 

तक 


8 . 


भीम सिंह पुत्र 


दिनांक 
20.05.2016 
से दिनांक 


श्री आर0 सिंह, 
निवासी बिन्द्रा फाइनेन्स 
कम्पनी , हल्द्वानी, 
नैनीताल 


UK-0419930100147 , सहायक सम्भागीय 
हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी 
अव्यवसायिक एवं ( प्रवर्तन), टनकपुर 
ट्रांस, 

( चम्पावत ) 
वैधता 23.01.2016 
समाप्त 


लाइसेंस की 
वैधता समाप्त , 
सड़क पर वाहन 
संचालन हेतु 
अनुपयुक्त 


19.08.2016 


तक 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 25 जून, 2016 ई ० ( आषाढ़ 04, 1938 शक सम्वत् ) 


541 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


दिनांक 


20.05.2016 


से दिनांक 


19.08.2016 


तक 


दिनांक 


20.05.2016 


से दिनांक 


19.08.2016 


9 . पुष्कर सिंह पुत्र 

UK- 0419920084566 सहायक सम्भागीय . शारीरिक स्थिति 
श्री त्रिलोक सिंह, 

हल्का मोटर वाहन , परिवहन अधिकारी वाहन संचालन 
निवासी हरतोला मंच, 

अव्यवसायिक एवं ( प्रवर्तन), टनकपुर हेतु अनुपयुक्त , 
जिला चम्पावत व्यवसायिक , 

( चम्पावत ) धारा 185 (2 ) 
वैधता 17.10.2015 से 

M.V. Act, 
16.10.2018 

निर्धारित क्षमता 
से अधिक सवारी 

ले जाना 
10. बृजेश कुमार पुत्र 

UP27-20040000048, सहायक सम्भागीय ऐसा प्रतीत है कि 
श्री बुद्ध पाल , निवासी हल्का मोटर वाहन एवं परिवहन अधिकारी मादक द्रव्य का 
नवादा इन्देपुर , मोटर साइकिल , 

( प्रवर्तन), टनकपुर सेवन करते हुए 
शाहजहानपुर, उ 0 प्र 0 अव्यवसायिक एवं 

(चम्पावत ) 

वाहन का 
व्यवसायिक एवं ट्रांस, 

संचालन , हैल्मेट 
वैधता 12.09.2016 तक 

का प्रयोग नहीं 
11. पप्पू साहू पुत्र 

UP24-19940000593, सहायक सम्भागीय परमिट शर्तों के 
श्री ओम प्रकाश , 

हल्का मोटर वाहन , परिवहन अधिकारी विरूद्ध , यात्री 
निवासी कबूलपुर, बदायूँ, मोटर साइकिल , 

(प्रवर्तन), टनकपुर सूची नहीं पायी 
उ ० प्र ० अव्यवसायिक एवं 

( चम्पावत ) 

गयी 
व्यवसायिक एवं ट्रांस, 

वैधता 10.03.2017 तक 
12. हरिशंकर पुत्र श्री कल्लू , 

UP25-20130019878 . सहायक सम्भागीय वैध परिमट 
निवासी दुन्का शेही, 

हल्का मोटर वाहन , परिवहन अधिकारी प्रस्तुत नहीं , 
तह ० मीरगंज, बरेली, मोटर साइकिल, (प्रवर्तन ), टनकपुर 

व्यवसायिक 
ВОЛО अव्यवसायिक , ( चम्पावत ) 

लाइसेंस प्रस्तुत 
वैधता 14.04.2028 तक 

नहीं 


तक 


दिनांक 


20.05.2016 
से दिनांक 


19.08.2016 


तक 


दिनांक 


20.05.2016 
से दिनांक 


19.08.2016 


तक 


13. 


दिनांक 


20.05.2016 

से दिनांक 
19.08.2016 


तक 


14 . 


ओमकार पुत्र 


दिनांक 


20.05.2016 
से दिनांक 


मो ० अजमल पुत्र 

श्री UP25-20130024059, सहायक सम्भागीय उत्तराखण्ड राज्य 
अब्दुल सत्तार , निवासी 

हल्का मोटर वाहन , परिवहन अधिकारी का कर एवं प्रवेश 
74 , सीसगढ़, वार्ड नं 0 अव्यवसायिक एवं (प्रवर्तन), टनकपुर शुल्क प्रस्तुत 
06, बरेली, उ 0 प्र 0 व्यवसायिक, ट्रांस, 

( चम्पावत ) 

नहीं, क्षमता से 
वैधता 07.02.2019 तक 

अधिक सवारिया 
UP25-20020008308, सहायक सम्भागीय उत्तराखण्ड राज्य 
श्री राम खिलौना, हल्का मोटर वाहन , परिवहन अधिकारी का कर एवं प्रवेश 
निवासी हबीदगंज, मोटर साइकिल, ( प्रवर्तन ), टनकपुर 

शुल्क प्रस्तुत 
पुरनापुर, पीलीभीत , 

अव्यवसायिक एवं (चम्पावत ) नहीं , क्षमता से 
ВОЛО व्यवसायिक एवं ट्रांस , 

अधिक सवारिया 
वैधता 09.12.2018 तक 
कल्लू शाह पुत्र 

7219/ RPR/ 2012, सहायक सम्भागीय क्षमता से अधिक 
श्री लल्लन शाह , निवासी हल्का मोटर वाहन , परिवहन अधिकारी सवारियों का ले 
ग्राम बंदार शाहबाद , मोटर साइकिल, ( प्रवर्तन ), टनकपुर 

जाना 
रामपुर , उ 0 प्र 0 

अव्यवसायिक एवं ( चम्पावत ) 
व्यवसायिक एवं ट्रांस , 
वैधता 08.04.2017 तक 


19.08.2016 


तक 


15 . 


दिनांक 


20.05.2016 
से दिनांक 


19.08.2016 


तक 


542 


उत्तराखण्ड गजट , 25 जून , 2016 ई० ( आषाढ़ 04, 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


16. 


दिनांक 


20.05.2016 
से दिनांक 


19.08.2016 


तक 


17 . 


दिनांक 


20.05.2016 
से दिनांक 


19.08.2016 


तक 


18. 


तेज पाल मौर्य पुत्र 

UP- 25-10-0010611, सहायक सम्भागीय नशे की हालत में 
श्री तुला राम, 

हल्का मोटर वाहन, परिवहन अधिकारी वाहन का 
निवासी छोटी विहार, मोटर साइकिल, ( प्रवर्तन), टनकपुर 

संचालन 
थाना इज्जतनगर, बरेली, अव्यवसायिक , 

( चम्पावत ) 
उ ० प्र ० 

वैधता 30.04.2030 तक 
घनेन्द्र पाल सिंह पुत्र UP24-20100013268, सहायक सम्भागीय 

क्षमता से अधिक 
श्री बच्चू सिंह, निवासी हल्का मोटर वाहन , परिवहन अधिकारी सवारियों का ले 
मुझीयाना दातागंज, मोटर साइकिल, ( प्रवर्तन ), टनकपुर 

जाना 
बदायूँ, उ0 प्र0 

अव्यवसायिक एवं ( चम्पावत ) 
व्यवसायिक एवं ट्रांस, 

वैधता 01.02.2019 तक 
बसन्त सिंह पुत्र UP81-19970057375, सहायक सम्भागीय 

क्षमता से अधिक 
श्री रामचन्द्र , 

हल्का मोटर वाहन , परिवहन अधिकारी सवारियों का ले 
निवासी अतरौली बस मोटर साइकिल, (प्रवर्तन), टनकपुर 

जाना 
स्टैण्ड, अलीगढ़, उ 0 प्र 0 अव्यवसायिक एवं 

( चम्पावत ) 
व्यवसायिक एवं ट्रांस, 

वैधता 28.12.2018 तक 
महेन्द्र सिंह पुत्र 

UP21-20150000497, सहायक सम्भागीय क्षमता से अधिक 
श्री हेत राम , 

हल्का मोटर वाहन, परिवहन अधिकारी सवारियों का ले 
निवासी म 0 नं 0 134, मोटर साइकिल , ( प्रवर्तन ), टनकपुर 

जाना, कोई भी 
भिकनापुर, कुलवाड़ा , 

अव्यवसायिक एवं 

( चम्पावत ) प्रपत्र प्रस्तुत नहीं 
तह 0 बिलारी, थाना व्यवसायिक एवं ट्रांस, 

किये गये 
कुन्दरकी , मुरादाबाद, 

वैधता 27.03.2019 तक 
ВОЛО 


दिनांक 
20.05.2016 
से दिनांक 


19.08.2016 


तक 


19. 


दिनांक 


. 


20.05.2016 
से दिनांक 


19.08.2016 


तक 


कार्यालयादेश 


27 मई, 2016 ई ० 


. 


पत्र पत्रांक 1311 / निल - निर0 / 2015 -निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह हेतु 
वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा को दृष्टिगत, ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों 
में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा -निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन 
अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है: 


क्र ० 
सं ० 


लाइसेन्सधारक का नाम 

व पता 


लाइसेन्स संख्या / 
श्रेणी एवं वैधता 


संस्तुतिकर्ता 
अधिकारी 


अभियोग 


लाइसेन्स 
निलम्बन 
अवधि 


1 


2 


3 


5 


6 


1 . 


ओवर स्पीड 


नरेन्दर सिंह पुत्र 
श्री राजेन्दर सिंह, 
निवासी म 0 नं 0 17 , 
ग्राम चौड़ामेहता पाटी , 
जिला चम्पावत 


4 
UK- 0320130016181, ट्रैफिक इंस्पेक्टर 
मोटर साइकिल / आई0 जी 0 आई० ए० 
हल्कावाहन , वैधता 

सर्किल, दिल्ली 
दिनांक 21.07.2033 


दिनांक 
27.05.2016 
से दिनांक 
26.08.2016 


तक 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 25 जून, 2016 ई० ( आषाढ़ 04, 1938 शक सम्वत् ) 


543 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


2 . 


रमेश राम पुत्र 
श्री गणेश राम , 


दिनांक 
27.05.2016 
से दिनांक 
26.08.2016 

तक 


3 . 


दिनांक 
27.05.2016 

से दिनांक 
26.08.2016 

तक 


4 . 


दिनांक 
27.05.2016 

से दिनांक 
26.08.2016 


तक 


5 . 


UK -0320110004421, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, ओवर स्पीड 
हल्का वाहन / 

बसन्त बिहार 
निवासी म 0 नं 0 23, ग्राम मोटर साइकिल एवं सर्किल, दिल्ली 
फागपुर, तह 0 पुर्णागिरी , ट्रांस, व्यवसायिक , 
जिला चम्पावत 

वैधता 05.06.2017 
पवन सिंह पुजारी पुत्र UK- 0320110007544, ट्रैफिक इंस्पेक्टर , धारा 119 व 177 
श्री शिवराज सिंह पुजारी , मोटर साइकिल / 

बसन्त बिहार 

मो ० या ० अधि o के 
निवासी म 0 नं 0 120 , हल्का वाहन , 

सर्किल, दिल्ली तहत 
पुनेठी, तह0 व जिला वैधता 11.10.2031 तक 
चम्पावत 
अनिल कुमार बिष्ट पुत्र UK-0320100003485 . ट्रैफिक इंस्पेक्टर , धारा 112.1 / 
श्री मदन मोहन बिष्ट , मोटर साइकिल / 

विवेक विहार 183( 1) मो 0 या 
निवासी म 0 नं 0 66, ग्राम हल्का वाहन , 

सर्किल, दिल्ली अधि o के तहत 
बनोली रीठाखाल, जिला वैधता 21.11.2030 
चम्पावत 
आशु अग्रवाल पुत्र . UK- 0320000010511 , ट्रैफिक इंस्पेक्टर , धारा 112.1 / 
श्री श्याम लाल , हल्का वाहन , 

मण्डावली सर्किल , 183 (1 ) मो ० या ० 
निवासी ग्राम भजनपुर, अव्यवसायिक , दिल्ली 

अधि o के तहत 
पो ० चन्दनी बनबसा , 

वैधता 27.02.2026 
चम्पावत 
त्रिलोक सिंह पुत्र 

UK-0320110008311 , ट्रैफिक इंस्पेक्टर, धारा 119 व 177 
श्री जगदीश सिंह, हल्का मोटर वाहन, डिफेन्स कॉलोनी मो ० या ० अधि o के 
निवासी ग्राम चौड़ापिता , वैधता 14.12.2031 परिक्षेत्र , सेक्टर 04, तहत 
पो 0 चौड़ापिता, 

दक्षिण दिल्ली 
राठासाहिब , जिला 
चम्पावत 
देव सिंह रावत पुत्र 

UK- 0320110005884, ट्रैफिक इंस्पेक्टर , धारा 184 मो ० या ० 
श्री घनश्याम सिंह, हल्का वाहन, 

कल्याणपुरी सर्किल, अधि 0 के तहत 
निवासी म0 नं 0 20, ग्राम अव्यवसायिक , दिल्ली 
कुवर देवीधूरा पाटी, 

वैधता 27.05.2031 
जिला चम्पावत 
भुवन चन्द भट्ट पुत्र UK-0320150023535 , ट्रैफिक इंस्पेक्टर, धारा 119/177 व 
श्री मनोरथ भट्ट, निवासी हल्का वाहन , 

कमला मार्केट 

146/196 
ग्राम व पो ० भिंगराड़ा अव्यवसायिक , 

सर्किल, दिल्ली मो ० या ० अधि o के 
पाटी, जिला चम्पावत वैधता 19.02.2035 

तहत 


दिनांक 
27.05.2016 
से दिनांक 
26.08.2016 


तक 


6 . 


दिनांक 
27.05.2016 

से दिनांक 
26.08.2016 

तक 


7 . 


दिनांक 
27.05.2016 

से दिनांक 
26.08.2016 


तक 


8 . 


दिनांक 
27.05.2016 
से दिनांक 
26.08.2016 


तक 


9 . 


उमेश्वर सिंह कुंवर पुत्र 
श्री प्रताप सिंह कुंवर , 
निवासी राइकोट कुंवर, 
पोस्ट लोहाघाट , जिला 
चम्पावत 


UK- 0320110006393 , पुलिस अधीक्षक , 
हल्का वाहन , 

चम्पावत 
अव्यवसायिक , 
वैधता 03.07.2031 


धारा 3 / 181 / 
184 / 113 / 
194/179(1 ) 
मो ० या 0 अधि o 


दिनांक 
27.05.2016 

से दिनांक 
26.08.2016 


के तहत 


तक 


रश्मि भट्ट, 


लाइसेंसिंग अथॉरिटी, 
मोटर वाहन विभाग । 


544 


[ भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट , 25 जून, 2016 ई 0 ( आषाढ़ 04, 1938 शक सम्वत् ) 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन , काशीपुर 

कार्यालयादेश 


22 अप्रैल , 2016 ई ० 


पत्रांक 71 / चा 0 अनु ० - प्रवर्तन - कार्यवाही / 2016 -विभिन्न ट्रैफिक इंस्पेक्टर / प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा वाहन 
दुर्घटनाओं पर नियंत्रण एवं जनसुरक्षा के दृष्टिगत ओवर स्पीड , मोबाइल यूज आदि अभियोग में संलिप्त निम्नवत् 
चालकों के लाइसेंसों के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है । लाइसेंसधारकों को उक्त संबंध में सुनवाई का अवसर 
प्रदान करते हुए निम्नवत् कार्यवाही की गयी है: 


लाइसेंसधारक का नाम व पता 


लाइसेंस संख्या 


प्रवर्तन अधिकारी अभियोग कृत कार्यवाही 


क्रम 
सं ० 


का पदनाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 . 


ओवर 
स्पीड 


2 . 


ओवर 
स्पीड 


श्री बाली सिंह पुत्र श्री रिशाल सिंह, UK- 0620090010502 ट्रैफिक इंस्पेक्टर, 
ग्राम - सांडखेड़ा, काशीपुर 

दरियागंज सर्किल, 

नई दिल्ली 
श्री गुरप्रीत निर्जर पुत्र 

UK-0620120057969 ट्रैफिक इंस्पेक्टर , 
श्री कश्मीर सिंह, 

कपसेरा ट्रैफिक 
टांडा उज्जैन , वार्ड नं 0 6, काशीपुर 

सर्किल, नई दिल्ली 
श्री महिपाल पुत्र श्री ओमप्रकाश , UK-0620050003624 ट्रैफिक इंस्पेक्टर , 
इकघरा, बाजपुर 

सिविल लाईन, 
ट्रैफिक सर्किल, 

नई दिल्ली 
श्री पराग अग्रवाल पुत्र 

UK-1820140082987 ट्रैफिक इंस्पेक्टर , 
श्री प्रेम प्रकाश अग्रवाल , 

मंडावली, ट्रैफिक 
मकान नं 0 338 , 

सर्किल, पुलिस 
मोहल्ला बाजार भूप सिंह, 

स्टेशन सकरपुर , 
उत्तरी वार्ड 08, जसपुर 

दिल्ली 


23.12.2015 से 

22.03.2016 
तक निलम्बित 
10.02.2016 से 

09.05.2016 
तक निलम्बित 
17.02.2016 से 

16.05.2016 
तक निलम्बित 


3 . 


ओवर 
स्पीड 


4 . 


मोबाइल 
यूज 


28.02.2016 से 

27.05.2016 
तक निलम्बित 


लाइसेंसिंग अथॉरिटी, 
मोटर वाहन विभाग, 

काशीपुर । 


पी ०एस० यू० ( आर0 ई0 ) 26 हिन्दी गजट / 281 – भाग 1 - क -2016 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, 


गजट, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार , दिनांक 25 जून , 2016 ई0 ( आषाढ़ 04, 1938 शक सम्वत्) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 

सूचना 
मैंने धार्मिक कारणों से अपने पुत्र वंश भारद्वाज का नाम परिवर्तन कर आशीष भारद्वाज कर लिया है । भविष्य 
में मेरे पुत्र को आशीष भारद्वाज पुत्र योगेन्द्र कुमार शर्मा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये । 
समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी हैं । 

योगेन्द्र कुमार 

शर्मा पुत्र स्व ० श्री लक्ष्मीचन्द शर्मा, 
निवासी मकान नम्बर 184/1. रेलवे रोड, गणेशपुर , 
रूड़की, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड । 


- 


म 
। 


पी ० एस० यू० ( आर0 ई 0) 26 हिन्दी गजट / 281 - भाग 8-2016 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की । 


175 - ट 


